- - 


रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 98 


D./ NO . D . L .- 33004/ 98 


.. 


. 


सपमेव जयत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PART II - Section 3.-- Sub -section (ii) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 93 ] 
No. 93 


नई दिल्ली , शुक्रवार , फरवरी 19 , 1999 / माघ 30 , 1920 
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 19, 1999/MAGHA 30 , 1920 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1999 

( आयकर ) 


का . आ . 119( अ ). - - अधिसूचना, जिसे केन्द्र सरकार 6 जनवरी, 1994 की अधिसूचना का . आ . 10( अ ) में संशोधन करने के लिए आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के खण्ड ( 12 ) के उपखंड ( 3) के परन्सुक के खण्ड ( ii ) की मद ( ख) और धारा 2 के खण्ड 14 के उपखंड (iii ) 
की मद ( ख ) के अनुसरण में आरी करने का प्रस्ताव करती है, का निम्नलिखित मसौदा एतद्द्वारा उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता 
है जिनके इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदे पर, भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना 
प्रकाशित की गई है , जनता को उपलब्ध कराये जाने की तारीख से 45 दिन की अवधि की समाप्ति पर विचार किया जाएगा । 

2. उक्त मसौदे के मामले में यदि कोई आपत्ति अथवा सुझाव हो तो उसे श्री समर भद्र, अवर सचिव , भारत सरकार, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय , 
नई दिल्ली के पास भेजा जाए उक्त तिथि से पूर्व उक्त मसौदे के संबंध में यदि किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त होता है , सो केन्द्र सरकार 
द्वारा उस पर विचार किया जाएगा । 

मसौदा अधिसूचना 
दिनांक 6 जनवरी, 1994 की अधिसूचना का . आ . 10 ( अ ) की अनुसूची में गोआ से संबंधित क्रमांक 7 तथा उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर 
निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया आएगा, अर्थात् : 


3 


गोआ 


1. मापूसा 


2. मारगोआ 


चारों तरफ नगर की सीमाओं से 
8 कि . मी . की दरी तक के क्षेत्र । 
थारों तरफ नगर की सीमाओं से 
8 कि . मी . की दूरी तक के क्षेत्र । 
चारों तरफ नगर की सीमाओं से 
8 कि . मी . की दूरी तक के क्षेत्र । 


3. पणजी 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part [1- Sec . 3 ( ii )] 


2 


4 . arcant 


5. Hoe 


चारों तरफ नगर की सीमाओं से 
8 foto , Htma Hasta 
चारों तरफ नगर की सीमाओं से 
8 ff. 1. at 1 
चारों तरफ नगर की सीमाओं से 
8 ff . tit . 74 RETI 


6 . 71 


[ 37TH F . 10797 /97. 8 . 164/ 1/96 - 31749 FAI) 

समर भद्र, अवर सचिव 
Vig Fugut : - fa714 6 gram , 1994 of 3771 H . T. 37 . 10 ( 37 ), 1777145 TETURUT M JI, U5 - 3 , J4C1E ( ii ) # 
प्रकाशित हुई थी । 

MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 17th February, 1999 

(INCOME TAX ) 
S .O . 119 ( E ).- The following draft of the notification which the CentralGovernmentproposes to issue in pursuance 
of item ( B ) of clause (ii) of the proviso to sub -clause (c ) of clause (1A ), and item (b ) of sub -clause (iii ) of clause ( 14 ), of section 
2 of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to amend the notification S .O . 10 (E ) dated the 6th January , 1994 , is horeby 
published for the information of all persons likely to be affocted thereby ; and notice is hereby given that the said draft shall be 
taken into consideration after the expiry of a period of forty - five days from the date the copies of the Gazette of India , in which 
this notification is published , are made availabe to the public . 

2 . Any objection or suggestion in the matter of the said draft may be sent to Shri Samar Bhadra, Under Secretary to 
the Government of India, Departmentof Revenue, Ministry of Finance, New Delhi. The objection or suggestion which may be 
received from any person with respect to the said draft before the said date will be considered by the Central Government. 

DRAFT NOTIFICATION 
In the schedule to the notification S.O . 10 (E ), dated 6th January , 1994 for serial number 7 relating to Goa and entries 
thereto , the following shall be substituted, namely : 


" 7 . 


Goa 

1. Mapusa 

Areas upto distance of 8 Km from municipal 

limits in all directions , 
2 . Margoa 

Areas upto distance of 8 Km from municipal 

limits in all directions . 
3. Panaji 

Areas upto distance of 8 Km from municipal 

limits in all directions. 
4 . Vasco 

Areas upto distance of 8 Km from municipal 

limits in all directions. 
5. Ponda 

Areas upto distance of 8 Km from municipal 

limits in all directions . 
. Cancona 

Areas upto distance of 8 Km from municipal 
limits in all directions. 
Notification No. 10797 /F , No . 164 / 1/ 96 - ITA - I] 

SAMAR BHADRA, Under Secy . 
FootNote :-- The notification S .O . 10 ( E ) dated the 6th January , 1994 was published in the Gazette of India , Extraordinary , 
Part- 11, Section 3 , sub -section ( ii ) dated January 7 , 1994 . 

JL. A 


